निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 वैशाख 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 345) पटना, शुक्रवार , 22 अप्रील 2016 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

22 अप्रील 2016 
सं0 3 / एच० - 02 / 2016 - सा०प्र० - 5649 — बिहार पंचायत राज अधिनियम , 2006 की धारा - 131 में निहित 
प्रावधान एवं राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार , पटना के पत्र संख्या - 1114 दिनांक 01.03.2016 के द्वारा संसूचित कार्यक्रम 
के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या - 4305 दिनांक 18.03.2016 द्वारा मतदान की 
तिथियों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित है । 

2. राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के पत्र संख्या - 2724 दिनांक 08.04.2016 के द्वारा चार जिलों -शिवहर, 
मुंगेर, लखीसराय एवं शेखपुरा के मतदान कार्यक्रम में संशोधन प्रतिवेदित हुआ है । अतः उक्त चार जिलों के विभिन्न 
प्रखण्डों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या - 4305 दिनांक 18.03. 2016 द्वारा घोषित सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश को 
रद्द किया जाता है । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिवेदित संषोधित मतदान कार्यक्रम के अनुसार शिवहर , मुंगेर, 
लखीसराय एवं शेखपुरा में संलग्न सूची के अनुसार, मतदान की तिथियों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सवैतनिक 
सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है । 
3. अधिसूचना संख्या - 4305 दिनांक 18.03.2016 का शेष यथावत् रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे, भा0प्र0से0 , 

सरकार के अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 अप्रील 2016 

सूची 

पंचायत निर्वाचन, 2016 चरणवार कार्यक्रम 
क्र . सं . निर्वाचन का । प्रथम चरण - द्वितीय चरण । तृतीय चरण । चतुर्थ चरण 

विभिन्न प्रक्रम 
मतदान की 24.04.2016 - 28. 04. 2016 । 02.05. 2016 | 06.05. 2016 | 
तिथि 

( रविवार) ( गुरूवार) ( सोमवार) । ( शुक्रवार ) 


पंचम चरण 


10 . 05 . 2016 
(मंगलवार ) 


जिला का नाम 

शिवहर 


पुरनहिया, 


प्रखण्ड का नाम 
पिपराही । शिवहर , 


डुमरी 
कटसरी 


तरियानी के 
जिला परिषद 

क्षे0सं0 - 6 
असरगंज 


मुंगेर 


टेटियाबम्बर । 


संग्रामपुर 


तारापुर 


खडगपुर 
जिला परिषद 

क्षे0सं0 - 8 
बड़हिया , 
पिपरिया 


लखीसराय 


लखीसराय 


चानन 


सूर्यगढ़ा, 
जिला परिषद 
क्षे0सं0 3 एवं 


सूर्यगढ़ा , 
जिला परिषद 
क्षे0सं0 5 एवं 


4 


6 


शेखपुरा 


। बरबीघा 


अरियरी 


शेखोपुरसराय | घाटकुसुम्भा , 

शेखपुरा 
जिला परिषद 

क्षे0सं0 5 


शेखपुरा 
जिला 
परिषद 
क्षे0सं0 4 


पंचायत निर्वाचन , 2016 चरणवार कार्यक्रम 
षष्ठम चरण सप्तम चरण । अष्टम् चरण । नवम चरण 


दशम चरण 


क्र . सं . निर्वाचन का 

विभिन्न प्रक्रम 
मतदान की 
तिथि 


| 


14.05. 2016 
( शनिवार ) 


18.05. 2016 
( बुधवार) 


22 .05. 2016 
( रविवार) 


26.05. 2016 | 
( गुरूवार) 


30 .05 . 2016 
( सोमवार ) 


प्रखण्ड का नाम 


जिला का नाम 

शिवहर 


तरियानी के 
जिला परिषद 

क्षे0सं0 - 7 
बरियापुर 


2. | 


मुंगेर 


। 


जमालपुर 


धरहरा 


। सदर मुंगेर 


खडगपुर जिला 

परिषद 
क्षे0सं0 - 9 


3. 
| 4. । 


लखीसराय 
शेखपुरा । 


हलसी 
- 


चेवाड़ा 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 345-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


